निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 कार्तिक 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 968) पटना , वृहस्पतिवार , 10 नवम्बर 2016 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

___ 2 नवम्बर 2016 
सं० नि० प्रा०/नि० 1 - 2 / 2015 - 698 — बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 673 दिनांक 
18. 10 .2016 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त अधिसूचना के अनुलग्नक - 1 के क्रम संख्या -5 पर अंकित मुजफरपुर 
जिलान्तर्गत मुसहरी प्रखण्ड के दी वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी/पदाधिकारी साख स0स0 लि0 के मतदान एवं 
मतगणना की तिथि निम्नवत् निर्धारित की जाती है : 
मतदान ( अगर आवश्यक हो ) - 

26. 11. 2016 ( शनिवार ) 

07: 00 बजे पूर्वाह्न से 03 :00 बजे अपराह्न तक 
मतगणना - 

26 .11.2016 ( शनिवार ) 
( मतदान के तुरंत पश्चात् ) 


2. उक्त अधिसूचना की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी । 


आदेश से , 

फूल सिंह , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 968 -571 + 50- डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


